“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


पंजीयन क्रमांक 
“SARATS/S/09/203-205.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 6 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2022--वैशाख 2, शक 944 


भाग 3(7) 


विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कौशल साहू आत्मज श्री महेन्द्र साहू, उम्र 25 AY, fraret-Ward No. 4, Bharda, 
Dahdaha, Dhamtari, Tahsil Kurud, District Dhamtari (C.G) Pin No. 493663 का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम कौशल साहू आ. 
श्री महेन्द्र साहू है जो कि मेरे कक्षा बारहवीं, आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की अंकसूची व ड्रायविंग लायसेंस 
में कौशल कुमार साहू आ. श्री महेन्द्र कुमार साहू दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 


समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे कौशल साहू (Kaushal Sahu) आत्मज श्री महेन्द्र साहू (Shri Mahendra Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, 


पुकारा व दर्ज किया जावे. 
पुराना नाम 


कौशल कुमार साहू 
(Kaushal Kumar Sahu) 
पिता-श्री महेन्द्र कुमार साहू 
(S/o- Shri Mahendra Kumar Sahu) 
frarait-Ward No. -4, Bharda, Dahdaha, 
Dhamtari, Tahsil Kurud, 
District ~Dhamtari (C.G) 
Pin No.-493663 


नया नाम 


कौशल साहू 
(Kaushal Sahu) 
पिता-श्री महेन्द्र साहू 
(S/o- Shri Mahendra Sahu) 
frarait- Ward No. -4, Bharda, Dahdaha, 
Dhamtari, Tahsil Kurud, 
District~Dhamtari (C.G) 
Pin No.-493663 


38॥ 


82 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (4) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगिता माहेश्वरी आत्मजा श्री गोविन्द लाल लाहोटी, उम्र 37 वर्ष, निवासी-$॥09 No. 
09, Subhash Market M. P. R. Road, Zone 2, Sector-!, Ward No. 3], Khursipar Bhilai Tahsil & District Durg (C. 0.) 
Pin No. 4900I] की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम नेहा लाहोटी था जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व मेरे शैक्षणक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैंने 
अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम योगिता माहेश्वरी आत्मजा श्री गोविन्द लाल लाहोटी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे योगिता Aexatt (Yogita Maheshwari) आत्मजा श्री गोविन्द लाल लाहोटी (Shri Govind Lal Lahoti) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नेहा लाहोटी योगिता माहेश्वरी 
(Neha Lahoti) (Yogita Maheshwari) 
पिता-श्री गोविन्द लाल लाहोटी पिता-श्री गोविन्द लाल लाहोटी 
(Do-Shri Govind Lal Lahoti) (Do-Shri Govind Lal Lahoti) 
frarait-Shop No.-09, frarait-Shop No.-09, 
Subhash Market M. P. R. Road, Subhash Market M. P. R. Road, 
Zone-2, Sector-ll, Ward No. -3], Zone-2, Sector-ll, Ward No. -3], 
Khursipar Bhilai, Khursipar Bhilai, 
Tah. & Distt.-Durg (C. 0.) Tah. & Distt.-Durg (C. G.) 
Pin No.- 4900] Pin No.- 4900] 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश चन्द्राकर आत्मज श्री अनंदालाल चन्द्राकर, उम्र, 46 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी- 
मकान नं. 320, वार्ड नम्बर ॥6, ग्राम व पोस्ट भरेंगांव, प. ह. नं. 56, रा. नि. म. राज-4, थाना सुरगी चौकी, राजनांदगांव, तहसील व जिला 
राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा घरेलू नाम ताम्रध्वज है जो कि मेरे दाखिल खारिज पंजी में तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में राजेश आ. 
अनंदालाल चन्द्राकर दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “चन्द्राकर” जोड़कर नया नाम राजेश चन्द्राकर आ. श्री अनंदालाल 
चन्द्राकर रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे राजेश चन्द्राकर आत्मज श्री अनंदालाल चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ताप्रध्वज, राजेश राजेश चन्द्राकर 
पिता- श्री अनंदालाल चन्द्राकर पिता- श्री अनंदालाल चन्द्राकर 
निवासी-मकान नं.-320, वार्ड नम्बर-6, निवासी-मकान नं.-320, वार्ड नम्बर-6, 
ग्राम व पोस्ट-भरेगांव, प. ह. नं.- 56, ग्राम व पोस्ट-भरेगांव, प. ह. नं.- 56, 
रा. नि. म. Us-, थाना-सुरगी रा. नि. म. Us-, थाना-सुरगी 
चौकी, राजनांदगांव, चौकी, राजनांदगांव, 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (4) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 483 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजा देवांगन आत्मज श्री भुनेश्वर राम देवांगन, उम्र 37 वर्ष, निवासी-सोनिया गांधी 
नगर, वार्ड 27, खुर्सीपार, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम राजाराम देवांगन था जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों 
में दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम राजा देवांगन रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे राजा देवांगन (Raja Dewangan) आत्मज श्री भुनेश्वर राम देवांगन (Shri Bhuneshwar Ram Dewangan) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
राजाराम देवांगन राजा देवांगन 
(Rajaram Dewangan) (Raja Dewangan) 


पिता-श्री भुनेश्वर राम देवांगन 
(S/o-Shri Bhuneshwar Ram Dewangan) 
निवासी-सोनिया गांधी नगर, 
वार्ड -27, खुर्सीपार, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पिता-श्री भुनेश्वर राम देवांगन 
(S/o-Shri Bhuneshwar Ram Dewangan) 
निवासी-सोनिया गांधी नगर, 
वार्ड -27, gata, facies, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Y. Soma Sekhar आत्मज Shri ५. A. N. Murthy, उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.- 
3-ए, एल.-पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे पुत्र 
का वास्तविक नाम Kartikeya Yadavilli है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में ५ पल 
Kartikeya तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में V Harish Kartikeya दर्ज है जिसे परिवर्तित कर उसके वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को Kartikeya Yadavilli आत्मज Shri Y. Soma Sekhar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 
जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


YVH Kartikeya 
Y V Harish Kartikeya 


पिता-$॥ Y. Soma Sekhar 
निवासी-क्वा. नं.-3-ए, एल.-पॉकेट, 
मरोदा सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


Kartikeya Yadavilli 
faat-Shri Y. Soma Sekhar 
निवासी-क्वा. 4.-3-U, एल.-पॉकेट, 
मरोदा सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


484 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (4) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शीतल कुमार साहू आत्मज स्व. बीर सिंह, उम्र 37 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम 
जंजगिरी, पोस्ट व थाना अण्डा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम शीतल 
कुमार साहू है जो कि मेरे आधार कार्ड, tras, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र आदि अन्य दस्तावेजों में दर्ज है किन्तु मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, जाति व निवास प्रमाण पत्र तथा सर्विस रिकार्ड में शीतल कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे शीतल कुमार साहू (Sheetal Kumar Sahu) आत्मज स्व. बीर FHF (Late Bir Singh) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 
शीतल कुमार शीतल कुमार साहू 
(Sheetal Kumar) (Sheetal Kumar Sahu) 
पिता-स्व. बीर सिंह पिता-स्व. बीर सिंह 
(S/o-Late Bir Singh) (S/o-Late Bir Singh) 
निवासी-ग्राम-जंजगिरी, निवासी-ग्राम-जंजगिरी, 
पोस्ट व थाना-अण्डा, पोस्ट व थाना-अण्डा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वेंकटेश्वर सोयम आत्मज स्व. नारायण सोयम, निवासी-ग्राम उसूर तहसील उसूर जिला 
बीजापुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं जिला कार्यालय बीजापुर में कार्यरत हूँ. पूर्व में मेरा नाम वेंकटेश्वर कोड़मी था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मैंने अपने नाम के साथ उपनाम कोड़मी का परित्याग कर अन्य उपनाम “सोयम” जोड़कर नया नाम वेंकटेश्वर 
सोयम रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे वेंकटेश्वर सोयम आत्मज स्व. नारायण सोयम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
वेंकटेश्वर कोड़मी वेंकटेश्वर सोयम 
पिता-स्व. नारायण सोयम पिता-स्व. नारायण सोयम 
निवासी-उसूर, निवासी-उसूर, 
तहसील -उसूर, तहसील -उसूर, 


जिला-बीजापुर (छ. ग.) जिला-बीजापुर (छ. ग.) 


भाग 3 (2) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 85 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष कुमार धीवर आत्मज श्री रामावतार धीवर, उम्र 24 वर्ष, जाति ढीमर, निवासी- 
हाउस नं. 480, स्कूलपारा, बानीभाठा, ग्राम-पोंडी, पो.-पोंडी, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम 
आशीष कुमार धीवर आ. रामावतार धीवर है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है तथा मेरी माता का वास्तविक नाम 
श्रीमती रामकुमारी धीवर है जो कि उनके आधार कार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में आशीष कुमार ढीमर आ. रामावतार, माता 
रामकुमारी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे आशीष कुमार धीवर (Ashish Kumar Dhivar) आत्मज श्री रामावतार धीवर (Shri Ramavtar Dhivar) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आशीष कुमार ढीमर आशीष कुमार धीवर 
(Ashish Kumar Dhimar) (Ashish Kumar Dhivar) 
पिता-श्री रामावतार पिता-श्री रामावतार धीवर 
(S/o-Shri Ramavtar ) (S/o-Shri Ramavtar Dhivar ) 
माता-रामकुमारी माता-श्रीमती रामकुमारी धीवर 
(Mother- Ramkumari ) (Mother- Smt. Ramkumari Dhivar ) 
निवासी-हाउस नं. -480, स्कूलपारा, निवासी-हाउस नं.- 480, स्कूलपारा, 
बानीभाठा, ग्राम-पोंडी, पो.-पोंडी, बानीभाठा, ग्राम-पोंडी, पो.-पोंडी, 
तहसील-मस्तुरी, तहसील-मस्तुरी, 
जिला-बिलासपुर (छ. ग.) जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रिम्पी शर्मा ध. प. श्री राकेश शर्मा, उम्र 37 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 4 ई, सड़क 83, 
सेक्टर 06, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. रिम्पी विश्वकर्मा आत्मजा श्री शिवलाल विश्वकर्मा था जो 
कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. मेरा विवाह fete 04-72-2077 को श्री राकेश शर्मा के साथ संपन्न हुआ 


पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रिम्पी शर्मा रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे रिम्पी शर्मा ध. प. श्री राकेश शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. रिम्पी विश्वकर्मा श्रीमती रिम्पी शर्मा 
पिता-श्री शिवलाल विश्वकर्मा पति-श्री राकेश शर्मा 
निवासी-क्वा. नं. -4 ई, सड़क-83, निवासी-क्वा. नं.- 4 ई, सड़क-83, 
सेक्टर- 06, भिलाई, सेक्टर-06, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


86 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (१) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मदन लाल सेन आत्मज स्व. कचरू राम, उम्र 67 वर्ष, निवासी-मकान नं. 38/6, 
कालीबाड़ी ढाल, नेहरू नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम मदन लाल सेन है जो कि मेरे आधार 
कार्ड व परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे पैनकार्ड में मदन लाल कौशिक दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे मदन लाल सेन आत्मज स्व. कचरू राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
मदन लाल कौशिक मदन लाल सेन 
(Madan Lal Kaushik ) (Madan Lal Sen ) 


पिता-श्री कचरू राम 
निवासी-मकान नं. -38/6, 
कालीबाड़ी ढाल, 
नेहरू नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


पिता-स्व. HAS राम 
निवासी-मकान नं. -38/6, 
कालीबाड़ी ढाल, 
नेहरू नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विक्रमादित्य आत्मज श्री श्रवण सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी-मकान नं.-98, साहू पारा, 
ग्राम कचांदुर पो. करंजा भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम विक्रमादित्य है जो कि मेरे आवश्यक प्रमाण 
पत्रों व अन्य दस्तावेजों तथा मेरे पुत्र आयुष कुमार चौधरी के कक्षा पांचवी की अंकसूची में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के दाखिल खारिज पंजी व कक्षा 
पहली से चौथी, छठवी, सातवी के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में विक्रमादित्य चौधरी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे विक्रमादित्य आत्मज श्री श्रवण सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
विक्रमादित्य चौधरी विक्रमादित्य 
पिता-श्री श्रवण सिंह पिता-श्री श्रवण सिंह 


निवासी-मकान नं.-98, साहू पारा, 
ग्राम-कचांदुर, पो.-करंजा भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


निवासी-मकान नं.-98, साहू पारा, 
ग्राम-कचांदुर, पो.-करंजा भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (2) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 87 


विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायपुर (छ. ग.) 


रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2022 
प्रकरण क्रमांक 202277000295/A-3 (7) AF 2024-22 


BATH /30/37. $4. 34./F.S.T./2022.— SF जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री आनंद डागा पिता श्री नटबरलाल 
डागा, निवासी म. 4.-3, न्यू पंचशील नगर, सिविल लाईन, रायपुर द्वारा “श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट ” पता-म. नं. 34, न्यू पंचशील नगर, 
सिविल लाईन, रायपुर का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 7957 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को 
पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए है :- 


अनुसूची 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


i: पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता :- “श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट” 
पता-म. 4.-3, न्यू पंचशील नगर, सिविल लाईन, रायपुर 
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) 


2. चल संपत्ति स्‍- राशि SAA-7,000/- (अक्षरी-ग्यारह हजार रुपये मात्र) 
3. अचल संपत्ति = निरंक 

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 7-02-2022 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ 


प्रस्तुत किए गए आशक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 
यह ईश्तहार आज दिनांक 27-0-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 
देवेन्द्र पटेल 


पंजीयक एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 


88 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (4) 


न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायपुर (छ. ग.) 


रायपुर, दिनांक 73 अप्रैल 2022 
प्रकरण क्रमांक 202204000204/A-73 (१) वर्ष 2024-22 


क्रमांक/60/अ.वि.अ./पं.सा.न्‍्या./2022.--आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री खितीश कुमार जगत पिता स्व. 
खगेश्वर जगत, अध्यक्ष, “सेवा जगत चेरिटेबल ट्रस्ट”, निवासी एल. आई. जी. 206, छ. ग. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेजबहार, रायपुर द्वारा “सेवा 
जगत चेरिटेबल ट्रस्ट” पता-एल. आई. जी.-206, छ. ग. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेजबहार, रायपुर (छ. ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास 
अधिनियम 95 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु 
आवेदन प्रस्तुत किए है. 


अनुसूची 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


A: पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता :- “सेवा जगत चेरिटेबल ट्रस्ट” 
पता एल. आई. जी.-206, छ. ग. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, 
सेजबहार, रायपुर (छ. ग.) 


2. चल संपत्ति ra निरंक 
3. अचल संपत्ति - निरंक 

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 29-04-2022 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 

यह ईश्तहार आज दिनांक 73-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 

देवेन्द्र पटेल 


पंजीयक एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 


भाग 3 (2) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 89 


न्यायालय लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी, 
जिला-धमतरी (छ. ग.) 


धमतरी, दिनांक 24 फरवरी 2022 
क्रमांक/363/अ.वि.अ./वा./2022.--आवेदक नरेश कुमार मांझी उम्र 3 वर्ष पिता बरनुराम मांझी, पता ग्राम बेलरबाहरा, तहसील- 


नगरी जिला-धमतरी (छ. ग.) (अध्यक्ष) जय मुचकुन्द ऋषि ट्रस्ट बारहपाली मेचका (सोंढूर) एवं अन्य 6 द्वारा लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) 
स्थापना करना चाहते है जो घोषित एवं संबंधित प्रावधानों के अधीन है. विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है- 


al: आवेदक का नाम व पता नरेश कुमार मांझी उम्र 37 वर्ष पिता बरनुराम मांझी, 
पता-ग्राम बेलरबाहरा, तहसील-नगरी जिला-धमतरी (छ. ग.) 


(अध्यक्ष) जय मुचकुन्द ऋषि ट्रस्ट बारहपाली मेचका (सोंढूर) 
2. ट्रस्ट का नाम - जय मुचकुन्द ऋषि ट्रस्ट बारहपाली मेचका (Tier) 


3. न्यास कार्यालय का पता - जय मुचकुन्द ऋषि ट्रस्ट बारहपाली मेचका (सोंढूर) एवं 
सोंढूर जलाशय. 


4. =e गणों कानाम व पता - 


. नरेश कुमार मांझी उम्र 3 वर्ष पिता स्व. श्री बरनुराम मांझी ग्राम बेलरबाहरा 
. संतोष कुमार नेताम उम्र 28 वर्ष पिता स्व. मनोहर नेताम ग्राम मेचका 

. सिरधन सोम उम्र 26 वर्ष पिता स्व. श्री खेमराज सोम ग्राम ठेनही 

. फुलसिंग नेताम उम्र 76 वर्ष, पिता स्व. श्री दुखूराम नेताम ग्राम मेचका 

. श्यामलसाय धुर्वा उम्र 43 वर्ष पिता स्व. श्री नागिन साय धुर्वा ग्राम मेचका 

. देवराज ओटी उम्र 60 वर्ष पिता स्व. श्री बुद्धराम ओटी ग्राम अरसीकन्हार 

. गोपाल सोरी उग्र 58 वर्ष पिता स्व. श्री रतनलाल सोरी ग्राम खालगढ़ 

. अश्वनी ओटी उम्र 52 वर्ष पिता स्व. श्री श्यामलाल ओटी ग्राम तुमड़ीबहार 

. खामसिंग मांझी उम्र 52 वर्ष पिता स्व. श्री लक्ष्मण मांझी ग्राम बेलरबाहरा 
0. कमलेश प्रजापति उम्र 45 वर्ष पिता स्व. श्री सुखराम प्रजापति ग्राम कसलोर 
. हेमन्त साय Yat उम्र 40 वर्ष पिता स्व. श्री बुधसाय ध्रुर्वा ग्राम बरपदर 

2. दर्शनलाल मांझी उम्र 54 वर्ष पिता स्व. श्री सरजूराम मांझी ग्राम अर्जुनी 

73. नरसिंग ठाकुर उम्र 58 वर्ष पिता श्री धनसिंग ठाकुर ग्राम गांताभर्री 

4. बिदेलाल नागेश उम्र 58 वर्ष पिता श्री सगाराम APTS ग्राम बासीन 

5. तरूणसिंग मरकाम उग्र 33 वर्ष पिता स्व. श्री गयाराम मांझी ग्राम दौंड पण्डरीपानी 
6. भगवान सिंग उग्र 75 वर्ष ग्राम लिलांज 


४2 ON DH BR WN | 


5. उनके उत्तरदायी और यह गठित ट्रस्ट के वर्तमान ST या अंतिम उत्तरवादी जो संपादनकर्ता और प्रबंधन कर्ता में सहमति होगी. 
6. ट्रस्ट का उद्देश्य :- हिन्दू धर्म का अनुयायी होकर जय मुचकुन्द ऋषि ट्रस्ट बारहपाली मेचका (सोंढूर) जो सप्तऋषि में से एक ऋषि 


मुचकुन्द ऋषि है और राम वनगमन पथ पर जुड़ा हुआ है और सोंढूर जलाशय से लगा हुआ है. हमारे पूर्वज के आराध्य देवी से अनुयायी 
भारत सर्वसंधारण के आर्थिक व सेवा कार्य संबंधी धर्माथ हितों के लिए ट्रस्ट की आय का उपयोग करेंगे. ट्रस्ट द्वारा चलाने वाले सेवा 
कार्य किसी नागरिक के सम्प्रदाय जाति, पंथ, रंग आदि के कारण भेद नहीं किया जाएगा और न ही किसी विशेष पंथ सम्प्रदाय के हितों 
के लिए कार्य किया जाएगा. ट्रस्टों के कार्यों का उद्देश्य किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा. समस्त धार्मिक 
व धर्मार्थ सेवा भाव से किया जाने का उद्देश्य है. 


१90 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 [ भाग 3 (१) 


rs अनुमानित मूल्य चल तथा अचल सम्पति का विवरण :- जय मुचकुन्द ऋषि ट्रस्ट बारहपाली मेचका (सोंढूर) तहसील नगरी 
जिला-धमतरी (छ. ग.) के पास चल सम्पत्ति के रूप में 72000 रु. अक्षरी बहत्तर हजार रुपये तथा सहयोग राशि दान भेंट अन्य किसी 
भी प्रकार की आय जो न्यास को समय-समय पर प्राप्त होगी ट्रस्ट का कोर्ष मानी जावेगी. वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति 


नहीं है. 


8. ट्रस्ट का आमदनी का साधन :- ट्रस्ट के निधि के अतिरिक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीगण दान भेंट अनुदान, चंदा, आर्थिक 
सहयोग अगम या स्थावर सम्पत्ति के रूप में किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, शासकीय, अर्द्धशासकीय, विभाग, स्थायी निकाय, ट्रस्ट समिति 
या अन्य संगठनों से प्राप्त कर सकते है. तथा सम्पत्ति से ब्याज किराया या अन्य किसी भी प्रकार से आय प्राप्त कर सकते हैं. 


9. औसत कुल वार्षिक आमदनी - निरंक 
0. औसत कुल वार्षिक खर्च - निरंक 
Tt न्यासियों का पारिश्रमिक - न्यासगणों की पारिश्रमिक नहीं दिया जाता 
क्योंकि उनकी सेवा निःशुल्क है. 
चन्द्रकांत कौशिक 
अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व) 
अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, दुर्ग (छ. ग. ) 
(बुनकर संघ भवन, स्टेशन रोड, संतरा बाड़ी दुर्ग) 


दुर्ग, दिनांक 02 मार्च 2022 


क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2022/466.-- वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम i960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/209/57 दुर्ग, दिनांक 27-0-2079 के द्वारा श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग 
को गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जवाहर चौक, दुर्ग पंजीयन क्रमांक 776 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री टी. आर. सहारे, 
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री टी. आर. सहारे, 
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री ए. के. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जवाहर चौक, 
दुर्ग पंजीयन क्रमांक 76 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 02-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 
दुर्ग, दिनांक 02 मार्च 2022 


क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2022/468.-- AK: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम i960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2020/734 दुर्ग, दिनांक 76-07-2020 H द्वारा श्री अजय प्रधान, अंकेक्षण अधिकारी, दुर्ग को नवीन 
गृह निर्माण सहकारी समिति Hal. कोहका पंजीयन क्रमांक 67 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री अजय प्रधान, अंकेक्षण अधिकारी, दुर्ग 
की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अजय प्रधान, अंकेक्षण अधिकारी, दुर्ग के स्थान 
पर श्री नवीन श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. कोहका पंजीयन क्रमांक 67 का परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 02-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 


भाग 3 (१) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2022 497 


दुर्ग, दिनांक 02 मार्च 2022 


क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2022/469.-- वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम i960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/209/74] दुर्ग, दिनांक 2-07-209 & ER श्री अजय प्रधान, अंकेक्षण अधिकारी, दुर्ग को 
अन्नपूर्णा कृषक सेवा फल फूल सब्जी उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. मतवारी पंजीयन क्रमांक 742 का परिसमापक नियुक्त किया 
गया था. श्री अजय प्रधान, अंकेक्षण अधिकारी, दुर्ग की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते 
हुए श्री अजय प्रधान, अंकेक्षण अधिकारी, दुर्ग के स्थान पर श्री नवीन श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को अननपूर्णा कृषक सेवा फल फूल 
सब्जी उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. मतवारी पंजीयन क्रमांक 742 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 02-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 
दुर्ग, दिनांक 02 मार्च 2022 


क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2022/470.-- AK: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम i960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/206/438 दुर्ग, दिनांक 72-09-206 द्वारा श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग 
को ज्योति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. कातुलबोड़ पंजीयन क्रमांक 9 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ 
सहकारी निरीक्षक, दुर्ग की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ 
सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री नवीन श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को ज्योति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. कातुलबोड़ 
पंजीयन क्रमांक 9 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 02-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 
दुर्ग, दिनांक 02 मार्च 2022 


क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2022/47.-- AK: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम i960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/208/276 दुर्ग, दिनांक 09-03-20॥8 के द्वारा श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग 
को पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भिलाई नगर, पंजीयन क्रमांक 76 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ 
सहकारी निरीक्षक, दुर्ग की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ 
सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री नवीन श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भिलाई नगर, 
पंजीयन क्रमांक 76 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 02-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 
दुर्ग, दिनांक 02 मार्च 2022 


क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2022/472.-- A: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम i960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/208/509 दुर्ग, दिनांक 07-05-208 के द्वारा श्री टी. एस. कुंजाम, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग 
छत्तीसगढ़ ASA सहकारी समिति मर्या. छावनी, भिलाई पंजीयन क्रमांक 2777 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री टी. एस. कुंजाम, 
सहकारी निरीक्षक, दुर्ग की पदोन्नति एवं अन्यत्र पदस्थापना हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री टी. एस. 
कुंजाम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग के स्थान पर श्री नवीन श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को छत्तीसगढ़ मछुवा सहकारी समिति मर्या. 
छावनी, भिलाई पंजीयन क्रमांक 2777 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 02-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 


आशुतोष डडसेना, 
प्र. उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 


